निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 835 ) 


7 कार्तिक 1935 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 29 अक्तूबर 2013 

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

___ 28 अक्तूबर 2013 
सं0 नि० प्रा०/ नि . 1 - 03 / 2011 खंड - II - 1135 — प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-1072 दिनांक 30 .09.2013 में 
आंशिक संशोधन करते हुए आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, सगुना मोड़ , पटना ( CEDN 
OT18PT200528 , अधिसूचना के परिशिष्ट - 1 का क्रमांक - 46 ) के मतदान एवं मतगणना की तिथि दिनांक 01.12. 2013 
( रविवार ) को निर्धारित की जाती है । 
2. उक्त अधिसूचना की अन्य बातें यथावत रहेंगी । 

आदेश से , 

फूल सिंह , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 835 -571 + 50-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


